निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 166 ) पटना , बुधवार , 28 फरवरी 2018 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

22 फरवरी 2018 
सं0 2 / स्था0 - 01 - 24 / 2008 - 493 / आ . प्र. — आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53 ) की धारा - 14 
की उपधारा 2( b ) के अधीन डॉ० उदयकान्त मिश्र, पिता - स्व० निशिकान्त मिश्रा, स्थायी पता - डॉ० उदयकान्त मिश्र , 
पिता - स्व० निशिकान्त मिश्रा, रेलवे क्रॉसिंग नं0 – 3, भीखनपुर , भागलपुर - 812001 , वर्तमान पता - A - 3 / 26, बेली रोड, 
पटना को उनके बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , पटना के सदस्यता की समाप्ति की तिथि , दिनांक 14.04.2018 
के उपरान्त, दिनांक 15.04. 2018 से माननीय सदस्य , बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में अगले 05 (पाँच ) 
वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश तक , जो भी पूर्व घटित हो , 70 ( सत्तर) वर्ष की उम्र सीमा को क्षान्त करते हुए ( आपदा 
प्रबंधन विभाग के अधिसूचना सं0 497 / आ0प्र0 , दिनांक 24.02.2010 द्वारा अधिसूचित ), पुनर्मनोनीत किया जाता है । 

को सेवा शर्ते एवं देय वेतन आपदा प्रबंधन ( राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा 
की शर्ते एवं भत्तों का संदाय ) नियमावली, 2008, समय - समय पर यथा संशोधित के अधीन शासित होंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिरूद्ध कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 166 -57 1 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


